निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


__ असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 
710 पटना. गावपाद 1987 ( 2015 


( सं0 पटना 710) 


9 आषाढ़ 1937 ( श0) 
पटना , मंगलवार , 30 जून 2015 


शिक्षा विभाग 


अधिसूचना 

17 जून 2015 
सं0 14 / एम 7 - 14 / 2014 - 924 - ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान 
( संशोधन ) नियमावली, 2015 जो राज्य सरकार के अधिसूचना संख्या 874 दिनांक 05.06. 2015 द्वारा अधिसूचित है कि 
कंडिका 2 में वर्णित प्रावधान के आलोक में श्री प्रशांत कुमार शाही, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग , बिहार सरकार को 
ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित किया 
जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह० ) अस्पष्ट , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 710-571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette.bih . nic . in 


